पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 11 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च 2022--फाल्गुन 27, शक 1943 


भाग 3 (1) 
विज्ञापन 

अन्य सूचनाएं 

नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Smt. Vidhyawati Soni ध.प. Shri Nakul Prasad Soni, उम्र 59 वर्ष, निवासी- 
विद्या सदन, वार्ड नं. 9, आर्य नगर, कोहका, चौहान किराना के पास, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ, यह कि मेरा 
वास्तविक नाम Vidhyawati $01 1 है जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड व समस्त शासकीय अभिलेखों में दर्ज है. मेरे पति भिलाई 
इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं, उनके सर्विस रिकार्ड A AT aA Smt. Vidya Soni ai है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर मेरे 


वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे Smt. Vidhyawati Soni W/o Shri Nakul Prasad Soni के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
Smt. Vidya Soni Smt. Vidhyawati Soni 
W/o- Shri Nakul Prasad Soni W/o- Shri Nakul Prasad Soni 
निवासी-विद्या सदन, वार्ड नं.-9, निवासी-विद्या सदन, वार्ड नं.-9, 
आर्य नगर, कोहका, चौहान आर्य नगर, कोहका, चौहान 
किराना के पास, सुपेला, भिलाई, किराना के पास, सुपेला, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


115 


116 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2022 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती प्रियंका कुमारी ध. प. श्री बृजनंदन राम, उम्र 24 वर्ष, निवासी-क्वा नं. 31/जी, 
क्रास स्ट्रीट 1, सेक्टर 1, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा पूर्ण नाम प्रियंका कुमारी है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड 
व अन्य शासकीय अभिलेखों में दर्ज है. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं. उनके सर्विस रिकार्ड में प्रियंका दर्ज है जो कि अपूर्ण 
है, जिसे परिवर्तित कर मेरे पूर्ण नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती प्रियंका कुमारी ध.प. श्री बृजनंदन राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


श्रीमती प्रियंका कुमारी 
पति-श्री बृजनंदन राम 
निवासी-क्वा नं.-31/जी, क्रास स्ट्रीट-1, 
सेक्टर-1, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


प्रियंका 
पति-श्री बृजनंदन राम 
निवासी-क्वा नं.-31/जी, क्रास स्ट्रीट-1, 
सेक्टर-1, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अपन्ना आत्मज श्री गबरियाल, उम्र 61 वर्ष, निवासी-सुन्दर नगर, वार्ड नं. 21, केम्प 1, 
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम अपन्ना है जो कि नगर पालिक निगम द्वारा जारी भूखण्ड के पट्टा 
में तथा मेरी पत्नि के आधार कार्ड तथा उसके सर्विस रिकार्ड में दर्ज है किन्तु मेरे आधार कार्ड में जय राजू आ. गबरियाल दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण 
है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे ATT (Apanna) आत्मज श्री गबरियाल (Shri Gabrial) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
जय राजू अपन्ना 
(Jai Raju) (Apanna) 
पिता-श्री गबरियाल पिता-श्री गबरियाल 
(S/o-Shri Gabrial) (S/o-Shri Gabrial) 
निवासी-सुन्दर नगर, निवासी-सुन्दर नगर, 
वार्ड नं.-21, केम्प-1, भिलाई, वार्ड नं.-21, केम्प-1, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2022 117 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सम्पति देवी ध. प. श्री आर. बी. साह, उम्र 55 वर्ष, निवासी-मकान नं. 14, सूरतपुर 
विधा, थाना महुआ, सूरतपुर विदाया वैशाली (बिहार) 844125 वर्तमान पता-एल. आई. जी. 42, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नगर, फेस-01, कोरबा , तहसील व 
जिला कोरबा (छ. ग.) की हूँ यह कि मेरा वास्तविक नाम सम्पति देवी है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड में व कुछ अन्य दस्तावेजों में सम्पति पति Agar 
साह दर्ज है, आवासीय योजना के अंतर्गत मुझे मकान आवंटित किया गया, जिसमें मेरा नाम सोनावती ध. प. श्री आर. बी. साह दर्ज है तथा मैं इस 
नाम से भी जानी पहचानी जाती हूँ. मैंने अपने नाम को परिवर्तित कर वास्तविक नाम श्रीमती सम्पत्ति देवी ध. प. श्री आर. बी. साह को मेरे समस्त 
शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती सम्पति देवी (Smt. Sampati Devi) ध. प. (ShriR.B. Sah) HAAS जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज 
किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सोनावती श्रीमती सम्पति देवी 
(Sonavati), (Smt. Sampati Devi) 
सम्पति पति-श्री आर. बी. साह 
(Sampati) (W/o- Shri R. B. Sah) 
पति-श्री रामवृक्ष साह निवासी-मकान नं.-14, सूरतपुर विधा, 
निवासी-मकान नं. -14, सूरतपुर विधा, थाना-महुआ, सूरतपुर विदाया वैशाली 
थाना-महुआ, सूरतपुर विदाया वैशाली, (बिहार) पिन-844125 
(बिहार) पिन-844125 वर्तमान निवासी-एल. आई. जी.-42, 
वर्तमान पता-एल. आई. जी.-42, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नगर, फेस-01, कोरबा , 
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नगर, फेस-01, कोरबा , तह. व जिला-कोरबा (छ. ग.) 


तह. व जिला-कोरबा (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कुसुम साहू ध. प. श्री पवन कुमार साहू, उम्र 33 वर्ष, जाति तेली, निवासी-ग्राम 
महमरा, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम हेमीन बाई आत्मजा श्री खेमलाल साहू था. जो कि मेरे दाखिल खारिज 
व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह श्री पवन कुमार साहू के साथ संपन्न हुआ, पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती 
कुसुम साहू रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती कुसुम साहू ध. प. श्री पवन कुमार साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
हेमीन बाई श्रीमती कुसुम साहू 

पिता-श्री खेमलाल साहू पति-श्री पवन कुमार साहू 

निवासी-ग्राम-महमरा, निवासी-ग्राम-महमरा, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


118 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2022 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती साक्षी भटीजा ध. प. श्री भूपेंद्र भटीजा, उम्र 37 वर्ष, निवासी-शॉप नं. 508, बी 
मार्केट, सेक्टर 6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम साधना रूचंदानी आत्मजा श्री राधाकृष्ण रूचंदानी था 
जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 07-12-2010 को श्री भूपेंद्र भटीजा के साथ संपन्न हुआ. पश्चात्‌ मैंने अपना 
नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती साक्षी भटीजा रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती साक्षी भटीजा ध. प. श्री भूपेंद्र भटीजा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


साधना रूचंदानी 
पिता-श्री राधाकृष्ण रूचंदानी 
निवासी-शॉप नं.-508, 
बी मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


श्रीमती साक्षी भटीजा 
पति-श्री भूपेंद्र भटीजा 
निवासी-शॉप नं.-508, 
बी मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पितेश्वरी सरदार ध. प. श्री प्रकाश चन्द्र सरदार, उम्र 33 वर्ष, निवासी-क्वाटर 
नंबर-14/ए, सड़क नंबर एवेन्यू ए., सेक्टर 6, सिविक सेंटर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम पितेश्वरी 
सरदार है जो कि मेरे आधार कार्ड व मेरे पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है किन्तु मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में मेरा घरेलू नाम रानी सरदार 
दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती पितेश्वरी सरदार ध. प. श्री प्रकाश चन्द्र सरदार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
रानी सरदार 
पति-श्री प्रकाश चन्द्र सरदार 
निवासी-क्वाटर नंबर-14/ए, 
सड़क नंबर-एवेन्यू ए., सेक्टर-6, 
सिविक सेंटर, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


श्रीमती पितेश्वरी सरदार 
पति-श्री प्रकाश चन्द्र सरदार 
निवासी-क्वाटर नंबर-14/ए, 
सड़क नंबर-एवेन्यू ए., सेक्टर-6, 
सिविक सेंटर, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2022 119 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पिंकी ध. प. श्री मनमोहन साहू, उम्र 34 वर्ष, निवासी-36/1/बी, रिसाली सेक्टर, 
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम पिंकी है. जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण vat में दर्ज है मेरा विवाह दिनांक 
27-06-2020 को श्री मनमोहन साहू के साथ संपन्न हुआ. पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती पिंकी रख ली हूँ किन्तु मेरी पुत्री 
feat के जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा घरेलू नाम पूनम साहू दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ प्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती पिंकी ध. प. श्री मनमोहन साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
पूनम साहू श्रीमती पिंकी 
पति-श्री मनमोहन साहू पति-श्री मनमोहन साहू 
निवासी-36/1/बी, निवासी-36/1/बी, 
रिसाली सेक्टर, भिलाई, रिसाली सेक्टर, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गुदुरी स्टीफन क्राउन आत्मज श्री एलिशा, उम्र 31 वर्ष, निवासी-क्वार्टर नंबर 9/बी, सड़क 
नंबर 31/ए, सेक्टर 10, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग. ) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम दीपक था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, 
पैनकार्ड में दर्ज है, मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम गुदुरी स्टीफन क्राउन रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे Yet KIA क्राउन (60071 Stephan Crown) आत्मज श्री एलिशा (Shri Elisha) के नाम से जाना, 
पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
दीपक गुदुरी स्टीफन क्राउन 
(Deepak ) (Guduri Stephan Crown) 
पिता- श्री एलिशा पिता- श्री एलिशा 
(S/o-Shri Elisha ) (S/o-Shri Elisha ) 
निवासी-क्वार्टर नंबर-9/बी, निवासी-क्वार्टर नंबर-9/बी, 
सड़क नंबर-31/ए, सड़क नंबर 31/ए, 
सेक्टर-10, भिलाई, सेक्टर-10, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


120 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2022 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शशिकांत प्रधान आत्मज स्व. पी. एल. प्रधान, उम्र 39 वर्ष, निवासी-प्रियदर्शनी परिसर 
सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम शशिकांत प्रधान है जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु 
मेरी पुत्री नंदिका प्रधान के शालेय रिकार्ड में मेरा लघु नाम एस. के. प्रधान दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे शशिकांत प्रधान (Shasheekant Pradhan) AAS स्व. पी. एल. प्रधान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व 
दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
एस. के. प्रधान शशिकांत प्रधान 
(S. 1९ Pradhan) (Shasheekant Pradhan) 
पिता-स्व. पी. एल. प्रधान पिता-स्व. पी. एल. प्रधान 
निवासी-प्रियदर्शनी परिसर सुपेला, भिलाई, निवासी-प्रियदर्शनी परिसर सुपेला, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शमीमा खातून ध. प. श्री मोहम्मद तसलीम, उम्र 31 वर्ष, निवासी-235, वार्ड 
35, जोन 3, सेक्टर 11, खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम श्रीमती शमीमा खातून ( Shamima 
Khatun) है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे दोनों पुत्रों मोहम्मद ऐनुद्दीन एवं मोहम्मद अहमद के जन्म प्रमाण पत्र, 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में श्रीमती शमीमा बेगम (Smt. Shamima Begam) दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर, मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे (Smt. Shamima Khatun) ध. प. श्री मोहम्मद तसलीम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
श्रीमती शमीमा बेगम श्रीमती शमीमा खातून 
(Smt. Shamima Begam ) (Smt. Shamima Khatun ) 
पति-श्री मोहम्मद तसलीम पति-श्री मोहम्मद तसलीम 


निवासी-235, वार्ड -35, जोन-3, 
सेक्टर-11, खुर्सीपार, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


निवासी-235, वार्ड -35, जोन-3, 
सेक्टर-11, खुर्सीपार, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2022 121 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती गिरजा परस्ते ध. प. स्व. चंद्रभान सिंह, उम्र 35 वर्ष, निवासी-ग्राम अमलई, पोस्ट 
पयारी 4. 01, थाना भालूमाड़ा, तहसील व जिला अनुपपुर (म. प्र.) वर्तमान निवासी-सेवेन्थ बटालियन, एस. एफ. लाईन, भिलाई, तहसील व 
जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मैंने श्री ध्यान सिंह गोड एवं श्रीमती गीता सिंह गोड की सहमति से उनकी पुत्री कु. खुशबू सिंह गोड उम्र 11 
वर्ष को दिनांक 20-08-2014 को पंजीकृत गोद ली हूँ, उसके समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में, शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में 
उसके माता पिता का नाम परिवर्तित कर मेरा तथा मेरे पति का नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मेरी पुत्री को कु. खुशबू सिंह आत्मजा स्व. चंद्रभान सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
कु. खुशबू सिंह गोड कु. खुशबू सिंह 
पिता-श्री ध्यान सिंह गोड पिता-स्व. चंद्रभान सिंह 
माता-श्रीमती गीता सिंह गोड माता-श्रीमती गिरजा परस्ते 
निवासी-ग्राम-अमलई, निवासी-ग्राम-अमलई, 
पोस्ट-पयारी नं.-01, पोस्ट-पयारी नं.-01, 
थाना-भालूमाड़ा, थाना-भालूमाड़ा, 
तह. व जिला-अनुपपुर (म. प्र.) तह. व जिला-अनुपपुर (म. प्र.) 


वर्तमान निवासी-सेवेन्थ बटालियन, 
एस. एफ. लाईन, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Jatakrishna Roul आत्मज श्री बसंत राउल, निवासी-दुर्गा मंदिर के पीछे, विकास 
नगर, गुढ़ियारी, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम 1819 krishna Roul था. मैं FCI FSD MANMAD 
(MAHARASTRA) के पद पर नियोजित हूँ. जिसमें मेरा यही नाम दर्ज है. मैंने अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम JATAKRISHNA 
ROUL रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्शासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे JATAKRISHNA ROUL आत्मज श्री बसंत राउल (SHRI BASANT ROUL) के नाम से जाना, पहचाना, 
पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
JATA KRISHNA ROUL JATAKRISHNA ROUL 
पिता-श्री बसंत राउल पिता-श्री बसंत राउल 
(S/o-SHRI BASANT ROUL) (S/o-SHRI BASANT ROUL) 
निवासी-दुर्गा मंदिर के पीछे, निवासी-दुर्गा मंदिर के पीछे, 
विकास नगर, गुढ़ियारी, रायपुर, विकास नगर, गुढ़ियारी, रायपुर, 


de. व जिला-रायपुर (छ. ग.) de. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


122 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2022 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सोहन लाल सोनकर आत्मज स्व. गंगाराम सोनकर, उम्र 72 वर्ष, निवासी-14, सेन्ट्रल tay 
ईस्ट, चौबे कालोनी, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मुझे भीम उर्फ सोहन लाल सोनकर, भीमा उर्फ सोहन लाल 
सोनकर आत्मज गंगाराम सोनकर के नाम से भी जाना-पहचाना जाता था. जो कि मेरे राजस्व रिकार्ड में दर्ज है मेरा वास्तविक नाम सोहन लाल 
सोनकर है जो कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज है. मैं अपने पूर्व नामों को परिवर्तित कर, मेरे वास्तविक नाम 
को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्भशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे सोहन लाल सोनकर आत्मज स्व. गंगाराम सोनकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
भीम उर्फ सोहन लाल सोनकर सोहन लाल सोनकर 
भीमा उर्फ सोहन लाल सोनकर पिता-स्व. गंगाराम सोनकर 
पिता-स्व. गंगाराम सोनकर निवासी-14, सेन्‍्ट्रल ऐवेन्यू ईस्ट, 
निवासी-14, सेन्‍्ट्रल ऐवेन्यू ईस्ट, चौबे कालोनी, रायपुर, 
चौबे कालोनी, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


de. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, frees fee चौहान आत्मज श्री गोविन्द सिंह चौहान, उम्र 37 वर्ष, जाति राजपूत 
निवासी-मेन रोड, ममता नगर, वार्ड नं. 17, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरी पुत्री का नाम समीक्षा 
रिदिमा चौहान था जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है. मैंने अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम रिदिमा चौहान रख लिया हूँ तथा इस 
आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मेरी पुत्री को रिदिमा चौहान आत्मजा गितेन्द्र सिंह चौहान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
समीक्षा रिदिमा चौहान fife चौहान 
पिता-श्री fies fas चौहान पिता-श्री fies fae चौहान 
निवासी-मेन रोड, ममता नगर, निवासी-मेन रोड, ममता नगर, 
वार्ड नं.-17, राजनांदगांव, वार्ड नं.-17, राजनांदगांव, 


तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2022 123 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राज वर्मा आत्मज श्री अजय वर्मा, उम्र 22 वर्ष, निवासी-123, वार्ड नं. 37,आजाद वार्ड, 
गंजपारा, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम राज वर्मा (Raj Verma) था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण 
पत्रों, आधार कार्ड व पैनकार्ड में दर्ज है, मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम राज वर्मा (1२७७ Verma) रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


दर्ज किया जावे. 
पुराना नाम 


राज वर्मा 
(Raj Verma) 
पिता-श्री अजय वर्मा 
(S/o- Shri Ajay Verma ) 
निवासी-123, वार्ड नं.-37, 
आजाद वार्ड, गंजपारा, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


अत: अब से मुझे राज वर्मा (Raaj Verma) आत्मज श्री अजय वर्मा (Shri Ajay Verma) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व 


नया नाम 


राज वर्मा 
(Raaj Verma ) 
पिता-श्री अजय वर्मा 
(S/o- Shri Ajay Verma ) 
निवासी-123, वार्ड नं.-37, 
आजाद वार्ड, गंजपारा, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, उमाशंकर शर्मा आत्मज श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, उम्र 46 वर्ष, निवासी-261, साजा, जिला 
बेमेतरा (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरे आधार कार्ड, राशनकार्ड व अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम शंकर शर्मा दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित 
कर नया नाम उमाशंकर शर्मा रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


शंकर शर्मा 
( Shankar Sharma ) 
पिता-श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा 
निवासी-261, साजा, 
जिला-बेमेतरा (छ. ग.) 


अतः: अब से मुझे उमाशंकर शर्मा (Umashankar Sharma) आत्मज श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व 


नया नाम 


उमाशंकर शर्मा 
( Umashankar Sharma) 
पिता-श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा 
निवासी-261, साजा, 
जिला-बेमेतरा (छ. ग.) 


124 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2022 [ भाग 3 (1) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रश्मि चौबे ध. प. श्री अभिषेक चौबे, उम्र 25 वर्ष, निवासी-16 पंचशील नगर, 
छ. ग. क्लब के पास, सिविल लाइन्स, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. रश्मि शर्मा आत्मजा श्री 
राघवेन्द्र शर्मा था. जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व पूर्व के कुछ दस्तावेजों में दर्ज है, मेरा विवाह दिनांक 21-11-2021 को श्री अभिषेक 


चौबे के साथ संपन्न हुआ, पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती रश्मि चौबे रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में 
सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती रश्मि चौबे ध. प. श्री अभिषेक चौबे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
कु. रश्मि शर्मा श्रीमती रश्मि चौबे 
पिता-श्री राघवेन्द्र शर्मा पति-श्री अभिषेक चौबे 
निवासी-मकान नं.-197, निवासी-16, पंचशील नगर, 
गली नं.-03, महाराणा प्रताप वार्ड, छ. ग. क्लब के पास, 
देवकरण कॉलोनी, पिपरिया, सिविल लाइन्स, रायपुर, 
होशंगाबाद (म. प्र.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पूजा ढीमर ध. प. श्री अजय ढीमर, उम्र 30 वर्ष, जाति ढीमर, निवासी-दवार्ड क्र. 
01, नया पारा दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम पूजा ढीमर पति अजय ढीमर है जो कि मेरी पुत्री के शैक्षणिक 
प्रमाण पत्र में दर्ज है किन्तु मेरे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र में मेरा नाम पूजा निर्मलकर व पति रमेश निर्मलकर तथा मेरे पुत्र 
के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में भी यही नाम दर्ज है. मैंने अपने पुत्र के नाम के साथ उपनाम निर्मलकर को त्याग कर ढीमर उपनाम जोड़कर नया नाम 


संदीप ढीमर आ. अजय SPR रख ली हूँ. तथा मेरे समस्त शासकीय/अर्द्भशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती पूजा ढीमर ध. प. श्री अजय ढीमर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
श्रीमती पूजा निर्मलकर श्रीमती पूजा ढीमर 
पति-श्री रमेश निर्मलकर पति-श्री अजय ढीमर 
निवासी-वार्ड क्र.-01, नया पारा, दुर्ग, निवासी-वार्ड क्र.-01, नया पारा, दुर्ग, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2022 125 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिनेश कुमार यादव आत्मज श्री दलसिंगार यादव, उम्र 40 वर्ष, निवासी-प्लाट नं.-12, 
सड़क 03, हिन्द नगर, रिसाली भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम साक्षी है जो कि उसके जन्म 
प्रमाण पत्र, आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में साक्षी यादव दर्ज है जिसे परिवर्तित कर उसके वास्तविक नाम को दर्ज 
कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मेरी पुत्री को साक्षी आत्मजा दिनेश कुमार यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
साक्षी यादव साक्षी 
पिता-दिनेश कुमार यादव पिता-दिनेश कुमार यादव 
निवासी-प्लाट नं.-12, सड़क-03, निवासी-प्लाट नं.-12, सड़क-03, 
हिन्द नगर, रिसाली भिलाई, हिन्द नगर, रिसाली भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मनोज पटेल आत्मज श्री यूपीलाल निवासी ग्राम गाड़ाघाट, पो. तुमाकला, तहसील धमधा, 
जिला दुर्ग (छ. ग.) वर्तमान निवासी-बंगलो नं. 07, रिवर साईड, टाऊनशीप, बर्नपुर, आसनसोल (प. बं.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम मनोज 
कुमार था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सर्विस रिकार्ड में दर्ज है. मैं सेल आई एस पी बनपुर में कार्यरत हूँ. मैंने अपना नाम परिवर्तित 
कर नया नाम मनोज पटेल रख लिया हूँ. जो कि मेरे आधार कार्ड व पैनकार्ड में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 


शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे मनोज पटेल आत्मज श्री यूपीलाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
मनोज कुमार मनोज पटेल 
पिता-श्री यूपीलाल पिता-श्री यूपीलाल 
निवासी-ग्राम-गाड़ाघाट, निवासी-ग्राम-गाड़ाघाट, 
पो.-तुमाकला, पो.-तुमाकला, 
तहसील-धमधा, तहसील-धमधा, 


जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
वर्तमान निवासी-बंगलो नं.-07, 
रिवर साईड, 
टाऊनशीप, SAG, 
आसनसोल (प. बं. ) 


जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
वर्तमान निवासी-बंगलो नं.-07, 
रिवर साईड, 
टाऊनशीप, बर्नपुर, 
आसनसोल (प. बं. ) 


126 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2022 [ भाग 3 (1) 
विविध 
न्यायालयों की सूचनाएं 
कार्यालय पंजीयक लोक न्यास अनुविभाग अम्बिकापुर, सरगुजा (छ. ग.) 


सरगुजा, दिनांक 7 फरवरी 2022 


प्ररूप-चार 
[ नियम 5 (1) देखिए ] 


[ छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 
5 का उप नियम (1) देखिए ] 


क्रमांक/653/वाचक/2022.--यह कि श्री विजय प्रकाश निकुंज पिता सहदेव निकुंज उम्र-56 वर्ष (मुख्य न्यासी/अध्यक्ष ) एवं 04 अन्य 
निवासी/पता पावर हाउस गली, फुन्दुरडिहारी, अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ. ग.) ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 
(1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विर्निदिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा 
सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 14-03-2022 को विचार के लिए लिया जाएगा. 


अतः मैं प्रदीप साहू अनुविभाग अम्बिकापुर के लोक न्यासों के पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 14-03-2022 को उक्त अधिनियम 
की धारा 5 की उपधारा (1) में अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. 


अतः USER सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई ATI या कार्यकारी ATI या उसमें हित रखने वाले और 
किसी मत या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित 
कथन प्रस्तुत करें और मेरे न्यायालय में समक्ष में उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभावक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, 
उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा. 


अनुसूची 
(लोक न्यास का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण) 


1. लोक न्यास का नाम व पता. +४- गोसनर एवं जेलिकल लुथरन चर्च चेरिटेबल ट्रस्ट, 
मकान नं.-56/2, पावर हाउस गली, फुन्दुरडिहारी, 
अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ. ग.) 


2. चल संपत्ति - निरंक 


3. अचल संपत्ति स्‍- निरंक 


प्रदीप साहू, 
पंजीयक, 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2022 127 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला-बालोद ( छ. ग. ) 
बालोद, दिनांक 14 फरवरी 2022 


क्र./उपंबा./परि./2022/149. छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत माँ शाकंभरी सब्जी उत्पादक 
सहकारी समिति मर्या. सिंगारपुर पं. क्र. 01 विकासखंड-डौंडीलोहारा जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था 
अकार्यशील होने के कारण संस्था के 03 चौथाई अधिक सदस्यों के द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त किया जाने का आवेदन प्राप्त हुआ है. छ. ग. 
सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के तहत परिसमापन का आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है. 


अतएव: मैं राजेन्द्र प्रसाद राठिया, उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) 
के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/6/79/एफ-15/ दिनांक 27/08/1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग 
करते हुए अंतर्गत माँ शांकभरी सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या. सिंगारपुर पं. क्र. 01 विकासखंड-डौंडीलोहारा जिला-बालोद को इस आदेश 
के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ. 


अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त 
विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. के. झा./व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 14-02-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया. 


राजेन्द्र प्रसाद राठिया 
उप पंजीयक. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2022. 


